निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 62 ) पटना , वृहस्पतिवार , 17 जनवरी 2019 

वाणिज्य कर विभाग 


शुद्धि - पत्र 

17 जनवरी 2019 
एस० ओ० 17, दिनांक 17 जनवरी 2019 - बिहार गजट ( असाधारण अंक ) में एस. ओ. 280 , 
दिनांक 31 दिसम्बर , 2018 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 
26 / 2018 - राज्य कर ( दर), दिनांक 31 दिसम्बर , 2018 में , 
(i) प्रारंभिक कंडिका में , 

( क ) “हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, वॉल्यूम -I " के स्थान पर " हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स " पढ़ें ; 
( ख) " आभूषणों के किसी पंजीकृत निर्यातक ", के स्थान पर "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति " 

पढ़ें । 


(ii) प्रारंभिक कंडिका के क्रम सं0 (6) में “हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, वॉल्यूम -I " के स्थान पर 

"हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स पढ़ें ; 
(ii) स्पष्टीकरण की कंडिका (क ) "विदेश व्यापार नीति " से अभिप्राय भारत सरकार , 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 1/ 2015-2020, दिनांक 01 
अप्रैल, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II , खंड 3, उपखंड (ii ) में 
प्रकाशित, के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2015-2020 से है ।" 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 जनवरी 2019 
के स्थान पर 

" "विदेश व्यापार नीति से अभिप्राय भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41 / 2015 - 2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के 
राजपत्र, असाधारण के भाग - ii, खंड 3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित , का. आ . 3813 ( अ), 
दिनांक 05 दिसम्बर , 2017 के तहत अधिसूचना विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 

से है । " 
पढ़ें । 
( iv ) स्पष्टीकरण की कंडिका ( ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स वॉल्यूम -| " से अभिप्राय भारत 

सरकार , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या1 / 2015- 2020 , 
दिनांक 01 अप्रैल , 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड | में 

प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स वॉल्यूम -1 से है ।" 
के स्थान पर 

___ " "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स " से अभिप्राय भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या1 43 / 2015 - 2020, दिनांक 05 दिसम्बर , 2017 
भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I फा . सं. 01 / 94 / 180 / 333 / एएम 

15 / पीसी -4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है । " 
पढ़ें । 
( v) स्पष्टीकरण की कंडिका (ग) "नामित एजेंसी " से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/ 2017 

सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून , 2017 की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है; " 
के स्थान पर 

" " नामित एजेंसी से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50 / 2017 - सीमा शुल्क , 
दिनांक 30 जून , 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) 
सा. का .नि . 785 ( अ ) दिनांक 30 जून , 2017 के तहत प्रकाशित की सूची 32 में 

उल्लिखित निकाय से है; " 
पढ़ें । 

[( सं०सं० बिक्री - कर / जीएसटी / विविध - 21 / 2017 (खंड - 4) 250 )] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ० प्रतिमा , 
राज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 

17 जनवरी 2019 
एस० ओ० 17 दिनांक 17 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय । 


[( सं०सं० बिक्री - कर / जीएसटी / विविध - 21 / 2017 ( खंड -4) 250 )] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ० प्रतिमा , 
राज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


PER TUTE ( 3TKITTUT), 17 Jolah 2019 


The 17th January 2019 
S .O . 17 , Dated 17th January 2019 — In the Notification No . 26 /2018 State Tax (Rate ), dated 
the 31st December , 2018 , of the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, published in 
the Gazette of Bihar, Extraordinary, vide S . O . 280 , dated 31st December, 2018 
( i) In the opening para , 

(a ) for “ "Handbook of Procedures, Volume-1 ” , read “ Handbook of Procedures ” ; 

(b ) for " registered exporter of jewellery ” , read “ a registered person ” ; 
( ii ) In the opening para , in S . no . (i), for " "Handbook of Procedures, Volume- 1” , read 

“ Handbook of Procedures ” ; 
( iii) In the Explanation , in para (a ), - 

for " Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 , notified 
by Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part-II, Section 3 , Sub -Section ( ii ) vide notification 
No .1/2015 -2020 , dated 1st April , 2015." 
read 

" " Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy , 2015 -2020 , notified by 
the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification 
No.41/2015 -2020 , dated the 5th December, 2017 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part- II , Section 3, Sub - Section ( ii ) vide S .O . 3813 , dated the 5th 

December, 2017 ; " 
( iv ) In the Explanation , in para (b ), 

for " " Handbook of Procedures, Volume- 1 " means the Handbook of Procedure, 
Volume- 1, notified by Government of India in the Ministry of Commerce and 
Industry published in the Gazette of India, Extraordinary , Part-I, Section 1, vide 
Public Notice No. 1/ 2015 - 2020 , dated 1st April , 2015 . " 
read 

" " Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure , notified by the 
Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide Public Notice 
No. 43/2015 -2020 , dated the 5th December 2017 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part-I, Section 1, vide F . No. 01/94 / 180 / 333 /AM 15 /PC , dated the 5th 
December 2017 ; " 
In the Explanation , in para (c ), 

for " "Nominated Agency " means entities mentioned in List 32 of Notification 
No. 50 /2017 Customs dated 30th June 2017 " ; 
read 

" " Nominated Agency " means entities mentioned in List 32 of Notification 
No. 50 /2017 -Customs, dated the 30th June 2017 published Gazette of India , 
Extraordinary , Part- II, Section 3 sub -section (i), vide, number G . S . R . 785 ( E ), dated 
the 30th June, 2017 ; " 

[(File No. Bikri kar/GST/ vividh - 21/2017 ( Part -4 ) 250) ] 
By the order of Governor of Bihar, 

Dr. Pratima, 
Commissioner State Tax -cum - Secretary . 


( V ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TC ( 37TERUT) 62 -571 + 10 - stodontol 

Website : http ://egazette. bih . nic . in 


